PART 1) 


HARYANA GOVT. GAZ .. , SEPT. 18, 2001 ( BHDR. 27 , 1923 SAKA) 


535 


नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग 

दिनांक 5 सितम्बर, 2001 
संख्या Auth . 2001/21982 .-- हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 ( 1977 का 13 ), की धारा 2 के खण्ड ( क ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, के 
उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिये “ कल्ब ” को सुख सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं । 


द्वारा, 


भास्कर चैटर्जी, 
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग । 


TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT 

The 5th September , 2001 
No. Auth - 2001 /21982. - In exercise of the powers conferred by clause (a ) of Section 2 of the Haryana Urban 
Development Authority Act, 1977 (13 of 1977) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of 
Haryana hereby specifies the “ Club ” to be an amenity for the purposes of the said clause . 


BHASKAR CHATTERJEE , 
Commissioner and Secretary to Government 
Haryana , Town and Country Planning Department, 

Chandigarh. 


उद्योग विभाग 

दिनांक 5 सितम्बर, 2001 
संख्या 4( 10)( 50) -3 आई0 बी0- II -79.- हरियाणा बायलर संचालन इन्जीनियर्ज नियम, 1971 , के नियम 9 तथा 10 तथा पंजाब बायलर 
परिचर नियम , 1961, के नियम 10 तथा 11 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए तथा हरियाणा सरकार, उद्योग विभाग, अधिसूचना संख्या 4( 10 )(50)-3 आई0 बी0- II - 79, दिनांक 28 अगस्त , 1998 का अधिक्रमण करते हुए, 
हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा , हरियाणा राज्य के लिये परीक्षकों का एक बोर्ड गठित करते हैं , जिसमें , निम्नलिखित सदस्य होंगे , 
अर्थात् 
1. तकनीकी विशेषज्ञ (मैकेनिकल इंजीनियरिंग ) 

पदेन अध्यक्ष 
उद्योग निदेशालय, हरियाणा, चण्डीगढ़ 
2. आचार्य तथा अध्यक्ष ( मैकेनिकल इंजीनियरिंग ) 

सदस्य 
रीजनल इंजीनियरिंग कालेज , कुरुक्षेत्र 
3. उप महाप्रबन्धक ( आपरेशन एवं मैटिनैंस ) 

सदस्य 
नैशनल थर्मल पावर स्टेशन कारपोरेशन, 

फरीदाबाद गैस थर्मल पावर प्रोजैक्ट , फरीदाबाद 
4. अधीक्षक अभियन्ता/ मैकेनिकल मैंटिनेंस- II , 

सदस्य 
पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत 
5. तकनीकी सलाहकार ( इंजीनियरिंग ) हरियाणा 

सदस्य 
राज्य सहकारी चीनी मिल परिसंघ लिमिटेड, 

एस 0 सी 0 ओ 0 3011-12 , सैक्टर 22 डी , चण्डीगढ़ 
6. मुख्य निरीक्षक बायलर, हरियाणा , चण्डीगढ़ 

पदेन सचिव 
बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न प्रत्येक सदस्य का 
कार्यकाल तीन वर्ष होगा । 


एस० सी ० चौधरी, 
आयुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार, 

उद्योग विभाग ! 


536 


HARYANA GOVT. GAZ ., SEPT. 18 , 2001 (BHDR . 27, 1923 SAKA ) 


(PART I 


INDUSTRIES DEPARTMENT 


The 5th September, 2001 
No. 4 (10 )(50 )-31B - II - 79. - In exercise of the powers conferred by the Rules 9 and 10 of the Haryana Boiler 
Operation Engineers’ Rules, 1971, and Rules 10 and 11 of the Punjab Boiler Attendants Rules, 1961, and all other 
powers enabling him in this behalf and in supersession ofHaryana Government, Industries Department, notification No. 
4 ( 10 ) (50 )-3IB -II-79 , dated the 28th August, 1998 , the Governor of Haryana hereby constitutes a Board of Examiners for 
the State of Haryana consisting of the following members, namely : 
1. Technical Expert (Mechanical Engineering ), 

Ex - officio 
Directorate of Industrics, Haryana, Chandigarh 

Chairman 
2. Professor and Chairman (Mechanical Engineering), 

Member 
Regional Engineering College, Kurukshetra 
3. Deputy General Manager (Operation & Maintenance ), 

Member 
National Thermal Power Corporation , Faridabad 

Gas Thermal Power Project, Faridabad 
4. Superintending Engineer (Mechanical 

Member 
Maintenance ), II, Panipat Thermal Power Station , 

Haryana Power Generation Corporation Ltd., Panipat 
5. TechnicalAdvisor (Engineering ) Haryana State 

Member 
Federation of Co -operative Sugar Mills Ltd., 

S.C.O.3011-12 , Sector 22 - D , Chandigarh 
6. Chief Inspector of Boilers, Haryana, Chandigarh , 

Ex - officio 

Secretary 
The term of office of each of themember other than the Ex -officio members of the Board shall be three years. 


S.C. CHOUDHARY, 
Commissioner & Secretary to Government 

Haryana, Industries Department. 


पशुपालन विभाग 

दिनांक 9 सितम्बर , 2001 
FİCATI 6388-94-4-2001 /16142.-- ERYTYYPTE ** 121? 3H GETS UI FRY ( 947 am to facity PEUT 
तथा परिवर्धन ) अधिनियम, 2001 ( 2001 का 6) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली 
सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करते हैं कि उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिये दर 
10 पैसे प्रति लीटर दूध 

एच0 सी 0 दिसोदिया, 

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा 
सरकार, पशुपालन व डेरी विकास विभाग । 


stiti 


ANIMAL HUSBANDY DEPARTMENT 

The 9th September, 2001 
No. 6388 -AH - 4-2901/ 16142.- In exercise of the powers conferred by Sub - section 1 ofSection 6 of the Haryana 
Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy 
Development Sector) Act, 2001 (6 of 2001) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana 
hereby specifies ten paise per litre of Milk to be the rate for the purpose ofsaid Sub - section . 


H. C. DISODIA , 
Commissioner and secretary to Government 
Haryana , AnimalHusbandry and Dairy 

DevelopmeatDepartinent, 


